रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


क्रा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 26032021-226171 

CG - DL - E - 26032021-226171 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 4 
PART II — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 5 ] 


नई दिल्ली , शुक्रबार , मार्च 26 , 2021 / चैत्र 5 , 1943 
NEW DELHI , FRIDAY , MARCH 26 , 2021 / CHAITRA 5 , 1943 


No. 5 ] 


रक्षा मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 26 मार्च , 2021 


का.नि.आ. 5 ( अ ) .— केंद्रीय सरकार द्वारा छावनी निर्वाचन नियम , 2007 के नियम 5 के उप - नियम ( 3 ) के 
अनुसरण में 50 छावनियों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों को भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग -2 , खंड 4 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी करते हुए अधिसूचित किया गया था 
अर्थात् : - 


( 1 ) 


का.नि.आ. 04 ( अ ) तारीख 30 सितंबर , 2014 ; 


( ii ) 


का.नि.आ. 07 ( अ ) तारीख 17 अक्तूबर , 2014 ; 


( iii ) 


का.नि.आ. 04 ( अ ) तारीख 05 मार्च , 2015 ; 


और , उक्त नियमों के नियम 5 के उप - नियम ( 3 ) के संदर्भ में , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
लिए वार्डों के आरक्षण के संबंध में ऐसी अधिसूचना पूरे पाँच वर्ष अथवा अगले आम चुनाव तक , जो भी बाद में हो , चुनाव 
होने अथवा न होने के बावजूद किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए प्रभावी हैं ; 

और , पिछली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है ; 

और , नीचे दी गई सूची में सूचीबद्ध छावनी परिषदों ने उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के 
पश्चात् अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए वार्डों को अधिसूचित करने के प्रस्ताव भेजे हैं । 


1880 GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


अतः अबउक्त नियमों के नियम 5 के उप - नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार 
एतदद्वारा नीचे सारणी में सूचीबद्ध छावनियों के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 
वार्ड , जैसा भी मामला हो , को अधिसूचित करती है , जो इस अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होंगे , अर्थात् 

सूची 
क्र.सं. छावनी का नाम 

वाडौं अनुसूचित जतियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 

आरक्षित वाडौं की संख्या आरक्षित वाडों की संख्या 


की कुल 


संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


मध्य कमान 


1 . 


आगरा 


8 


| और VIII 


2 . 


इलाहाबाद 


7 


I , || और VII 


3 . 


बरेली 


7 


III 


4 . 


चकराता 


6 


VI 


5 . 


दानापुर 


7 


VI 


6 . 


देहरादून 


8 


III 


7 . 


फैजाबाद 


7 


Il 


8 . 


फतेहगढ़ 


7 


Il 


9 . 


जबलपुर 


8 


III 


10 . 


कानपुर 


8 


Il 


11 . 


लैन्डोर 


6 


V 


12 . 


लखनऊ 


8 


। 


13 . 


मथुरा 


7 


VII 


14 . 


मेरठ 


8 


VII 


15 . 


महू 


8 


16 . 


रामगढ़ 


8 


|| 


VIL 


17 . 


रानीखेत 


7 


11 


18 . 


शाहजहांपुर 


7 


|| और VI 


19 . 


वाराणसी 


7 


V 


पूर्व कमान 


20 . 


बैरकपुर 


7 


V 


दक्षिण कमान 


21 . 


अहमदाबाद 


7 


VIL 


[ भाग II– खण्ड 4 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


क्र.सं. 


छावनी का नाम 


वाडौँ 


अनुसूचित जतियों के लिए 
आरक्षित वाडों की संख्या 


अनुसूचित जनजातियों के लिए 
आरक्षित वाडौं की संख्या 


की कुल 


संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


22 . 


अहमदनगर 


7 


VII 


23 . 


अजमेर 


6 


IV और VI 


24 . 


बबीना 


7 


VI 


25 . 


बेलगाम 


7 


VII 


26 . 


देवलाली 


8 


| और 


27 . 


झांसी 


7 


VI 


28 . 


कामठी 


7 


VIL 


29 . 


खड़की 


8 


। 


30 . 


मोरार 


7 


। 


31 . 


नसीराबाद 


8 


IV 


32 . 


पुणे 


8 


IV 


33 . 


सागर 


7 


IV 


34 . 


सिकंदराबाद 


00 


VIII 


35 . 


सेंट थॉमस माउंट कम 


7 


| और IV 


पलावरम 


36 . 


वेलिंगटन 


7 


IL 


पश्चिम कमान 

37. | अमृतसर 


7 


IV 


38. | दगशाई 


6 


III 


39. | फिरोजपुर 


8 


। 


40. | जालंधर 


7 


VI 


41. | कसौली 


6 


IV और I 


42. | सुबाथू 


6 


। 


[ फा . सं . 14 ( 8 ) / 2019 - डी ( क्यू और सी ) / वी ओ एल -III ] 


राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


MINISTRY OF DEFENCE 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 26th March , 2021 


S.R.O. 5 ( E ) .— Whereas in pursuance of sub rule ( 3 ) of rule 5 of the Cantonment Electoral Rules , 2007 , the 
Central Government notified the wards reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of 50 
Cantonments published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 4 vide following notifications namely : 


( i ) 


S.R.O. 04 ( E ) dated 30th September , 2014 ; 
S.R.O. 07 ( E ) dated 17th October , 2014 ; 


( ii ) 


( iii ) 


S.R.O. 04 ( E ) dated 05th March , 2015 : 


And whereas , in terms of sub - rule ( 3 ) of rule 5 of the said rules , such notification in respect of reservation of 
wards for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is effective for complete five years or till the next ordinary 
election , whichever is later , irrespective of election to fill any casual vacancy ; 

; 


And whereas , the said period five years from the date of previous notification has already been completed ; 


And whereas , the Cantonment Boards listed in the Table below have sent proposals for notifying wards for 
the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes after following the procedures as specified in the said rules . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - rule ( 3 ) of rule 5 of the said rules , the Central 
Government hereby notifies the wards in respect of Cantonments listed in the Table below , reserved for the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes , as the case may be , which will be effective for five years from the date of this 
notification namely : 


TABLE 


Serial 


Name of 
Cantonment 


Total 
number of 


Number 


Ward number ( s ) reserved Ward 

number ( s ) 
for the Scheduled Castes reserved for the 

Scheduled Tribes 


wards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( + ) 


( 5 ) 


Central Command 


1 . 


Agra 


8 


I and VIII 


2 . 


Allahabad 


7 


I , II and VII 


3 . 


Barcilly 


7 


III 


Chakrata 


6 


VI 


5 . 


Danapur 


7 


VI 


6 . 


Dehradun 


8 


III 


7 . 


Faizabad 


7 


II 


8 . 


Fatehgarh 


7 


II 


9 . 


Jabalpur 


8 


III 


10 . 


Kanpur 


8 


II 


11 . 


Landour 


6 


V 


12 . 


Lucknow 


8 


I 


13 . 


Mathura 


7 


VII 


14 


Meerut 


8 


VII 


15 . 


Mhow 


8 


VII 


16 . 


Ramgarh 


8 


III 


VII 


17 . 


Ranikhet 


7 


II 


[ भाग II- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


5 


Total 


Serial 
Number 


Name of 
Cantonment 


number of 


Ward number ( s ) reserved Ward 

number ( s ) 
for the Scheduled Castes reserved for the 

Scheduled Tribes 


wards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


18 . 


Shahjahanpur 


7 


II and VI 


19 . 


Varanasi 


7 


Eastern Command 


20 . 


Barrackpore 


7 


V 


Southern Command 


21 . 


Ahmedabad 


7 


VII 


22 . 


Ahmednagar 


7 


VII 


23 . 


Ajmer 


6 


IV and VI 


24 
. 


Babina 


7 


VI 


25 . 


Belgaum 


7 


VII 


26 . 


Deolali 


8 


I and V 


27 . 


Jhansi 


7 


VI 


28 . 


Kamptee 


7 


VII 


29 . 


Khadki 


8 


I 


- 


30 . 


Morar 


7 


I 


31 . 


Nasirabad 


8 


IV 


- 


32 . 


Pune 


8 


IV 


33 . 


Saugor 


7 


IV 


34 . 


Secunderabad 


8 


VIII 


35 . 


St. Thomas Mount 


7 


I and IV 


36 . 


Wellington 


7 


II 


Western Command 


37 . 


Amritsar 


7 


IV 


38 . 


Dagshai 


6 


III 


39 . 


Ferozepur 


8 


I 


40 . 


Jalandhar 


7 


VI 


41 . 


Kasauli 


6 


IV and VI 


42 . 


Subathu 


6 


I 


[ F.No. 14 ( 8 ) / 2019 - D ( Q & C ) / Vol - III ] 


RAKESH MITTAL , Jt . Secy . 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 26 मार्च , 2021 


का.नि.आ. 6 ( अ ) . केंद्रीय सरकार द्वारा छावनी निर्वाचन नियम , 2007 के नियम 6 के खंड ( च ) के उप - खंड ( ii ) 
के अनुसरण में 62 छावनियों में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों को निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी करते हुए अधिसूचित 


किया गया : 


( 1 ) 


का.नि.आ. 05 ( अ ) तारीख 16 अक्तूबर , 2014 ; 


( ii ) 


का.नि.आ. 06 ( अ ) तारीख 16 अक्तूबर , 2014 ; 


( iii ) 


का.नि.आ. 08 ( अ ) तारीख 03 नवंबर , 2014 ; 


( iv ) 


का.नि.आ. 03 ( अ ) तारीख 05 मार्च , 2015 ; 


और , उक्त नियमों के नियम 6 के उप - नियम ( घ ) के संदर्भ में , आरक्षित सीटें पूरे पाँच वर्ष अथवा अगले आम चुनाव 
तक , जो भी बाद में हो , चुनाव होने अथवा न होने के बावजूद किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए प्रभावी रहेंगी ; 
और 


पिछली अधिसूचना से पांच वर्ष की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है ; और 


नीचे दी गई सूची में सूचीबद्ध छावनी परिषदों ने नियत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात महिलाओं के लिए वार्डों 
को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ; 


अतः केंद्रीय सरकार नीचे दी गई सूची में सूचीबद्ध छावनियों के संबंध में महिलाओं के लिए आरक्षित ( अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित ) वार्डों को अधिसूचित करती है , 
जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे , अर्थात् 

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में छावनियों की सूची 
छावनी का नाम 

महिलाओं के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति की 
वार्ड संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित | महिलाओं के लिए आरक्षित 
वार्ड संख्या 

वार्ड संख्या 


क्र.सं. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


मध्य कमान 


1 


आगरा 


|| और V 


VIII 


2 


इलाहाबाद 


3 


अल्मोड़ा 


II 


4 


बरेली 


|| और IV 


5 


चकराता 


III और IV 


6 


क्लेमेंट टाऊन 


| और IV 


7 


दानापुर 


| और IV 


8 


देहरादून 


II , IV और V 


9 


फैजाबाद 


III और I 


10 


फतेहगढ़ 


IV और VII 


[ भाग II- खण्ड 4 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


क्र.सं. 


छावनी का नाम 


महिलाओं के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति की 
वार्ड संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित | महिलाओं के लिए आरक्षित 
वार्ड संख्या 

वार्ड संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


11 


जबलपुर 


V , VII और VIII 


12 


कानपुर 


III , VI और VIII 


13 


लैन्डोर 


|| और ||| 


14 


लैन्सडाऊन 


| और || 


15 


लखनऊ 


II , III और VII 


16 


मथुरा 


III और V 


17 


मेरठ 


III.V और VIII 


18 


महू 


III , V और VIII 


19 


नैनीताल 


॥ 


20 


रामगढ़ 


|| और 


VII 


21 


रानीखेत 


|| और VII 


22 


रूड़की 


|| और VII 


23 


शाहजहांपुर 


IV 


II 


24 


वाराणसी 


III और VI 


पूर्व कमान 
25 बैरकपुर 


III और VII 


26 


जलापहाड़ 


। 


27 


लैबांग 


॥ 


28 


शिलांग 


| और VII 


उत्तर कमान 


29 


बादामीबाग 


|| और VII 


दक्षिण कमान 


30 


अहमदाबाद 


|| और ||| 


31 


अहमदनगर 


IV i VI 


32 


अजमेर 


V 


VI 


33 


औरंगाबाद 


| और V 


34 


बबीना 


|| और VII 


35 


बेलगाम 


IV और VI 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 41 


क्र . सं . 


छावनी का नाम 


महिलाओं के लिए आरक्षित अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति की 
वार्ड संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित | महिलाओं के लिए आरक्षित 
वार्ड संख्या 

वार्ड संख्या 


( 1 ) 


) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


36 


कण्णनूर 


|| और IV 


37 


देवलाली 


I || और VII 


38 


झांसी 


|| और IV 


39 


कामठी 


|| और VI 


40 


खड़की 


II . VI | और VIII 


41 


मोरार 


|| और ||| 


42 


नसीराबाद 


II , II | और VIII 


43 


पुणे 


II , V और VI 


44 


सागर 


|| और I 


45 


सिकंदराबाद 


II , V और VI 


46 


सेंट थॉमस माउंट कम 


VI 


IV 


पलावरम 


47 


वेलिंगटन 


| और V 


पश्चिम कमान 


48 


अमृतसर 


|| और V 


49 


बकलोह 


50 


दगशाई 


IV और VI 


51 


डलहौजी 


| और IV 


52 


फिरोजपुर 


II , I || और VIII 


53 


जालंधर 


| और IV 


54 


जम्मू 


|| और VI 


55 


जतोंग 


II 


56 


कसौली 


VI 


57 


सुबाथू 


||| और 


[ फा . सं . 14 ( 8 ) / 2019 - डी ( क्यू और सी ) / वी ओ एल -III ] 


राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


9 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 26th March , 2021 


S.R.O. 6 ( E ) .— Whereas in pursuance of sub - clause ( ii ) of clause ( f ) of rule 6 of the Cantonment Electoral 
Rules , 2007 , the Central Government notified the wards reserved for women in respect of 62 Cantonment vide 
following notifications : 


( i ) 


S.R.O. 05 ( E ) dated 16th October , 2014 ; 


( ii ) 


S.R.O. 06 ( E ) dated 16th October , 2014 : 


( iii ) 


S.R.O. 08 ( E ) dated 03rd November , 2014 ; 


( iv ) 


S.R.O. 03 ( E ) dated 05th March , 2015 ; 


whereas in terms of sub - rule ( d ) of rule 6 of the said rules , the seats reserved shall be effective for complete 
five years or till the next ordinary election , whichever is later , irrespective of election to fill any casual vacancy ; and 


whereas the period of five years from the previous notification is already completed ; and 


whereas the Cantonment Boards listed in the table below have sent proposals for notifying wards for women 
after following the due process , 


therefore , the Central Government hereby notifies the wards in respect of Cantonments listed in the Table 
below , reserved for women ( including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes ) , which will be effective from the date of this notification namely : 


TABLE 


List of Cantonments for Reservation of Seats for Women 


Ward number reserved 


Serial 
No. 


Name of 
Cantonment 


for women 


Ward number Ward 

number 
reserved for women reserved for women 
belonging to the belonging to 

the 
Scheduled Castes Scheduled Tribes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Central Command 


1 


Agra 


II and V 


VIII 


2 


Allahabad 


III 


VII 


3 


Almora 


II 


4 


Bareilly 


II and IV 


5 


Chakrata 


III and IV 


6 


Clement Town 


I and IV 


7 


Danapur 


I and IV 


8 


Dehradun 


II , IV and V 


9 


Faizabad 


III and VI 


10 


Fatehgarh 


IV and VII 


11 


Jabalpur 


V , VII and VIII 


12 


Kanpur 


III , VI and VIII 


13 


Landour 


II and III 


14 


Lansdowne 


I and III 


15 


Lucknow 


II , III and VII 


16 


Mathura 


III and V 


17 


Meerut 


III , V and VIII 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


Serial 


Ward number reserved 


Name of 
Cantonment 


No. 


for women 


Ward number Ward 

number 
reserved for women reserved for women 
belonging to the belonging to the 
Scheduled Castes Scheduled Tribes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


18 


Mhow 


III , V and VIII 


19 


Nainital 


II 


20 


Ramgarh 


II and V 


VII 


21 


Ranikhet 


III and VII 


22 


Roorkee 


II and VII 


23 


Shahjahanpur 


IV 


II 


24 


Varanasi 


III and VI 


Eastern Command 


25 


Barrackpore 


III and VII 


26 


Jalapahar 


I 


27 


Lebong 


II 


28 


Shillong 


I and VII 


Northern Command 


29 


Badamibagh 


II and VII 


Southern Command 


30 


Ahmedabad 


II and III 


31 


Ahmednagar 


IV and VI 


32 


Ajmer 


V 


VI 


33 


Aurangabad 


I and V 


34 


Babina 


II and VII 


35 


Belgaum 


IV and VI 


36 


Cannanore 


II and IV 


37 


Deolali 


III and VII 


V 


38 


Jhansi 


II and IV 


39 


Kamptec 


II and VI 


40 


Khadki 


II , VII and VIII 


41 


Morar 


II and III 


42 


Nasirabad 


II , III and VIII 


43 


Pune 


II , V and VI 


44 


Saugor 


III and VI 


45 


Secunderabad 


II , V and VI 


46 


St. Thomas Mount 


VI 


IV 


47 


Wellington 


I and V 


[ HTT II — QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


11 


Ward number reserved 


Serial 
No. 


Name of 
Cantonment 


for women 


Ward number Ward 

number 
reserved for women reserved for women 
belonging to the belonging to the 
Scheduled Castes Scheduled Tribes 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Western Command 


48 


Amritsar 


II and V 


49 


Bakloh 


I 


50 


Dagshai 


IV and VI 


51 


Dalhousie 


I and IV 


52 


Ferozepur 


II , III and VIII 


53 


Jalandhar 


I and IV 


54 


Jammu 


II and VI 


55 


Jutogh 


II 


56 


Kasauli 


V 


VI 


57 


Subathu 


III and V 


[ F.No. 14 ( 8 ) / 2019 - D ( Q & C ) / Vol - III ] 


RAKESH MITTAL , JL . Sccy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2021.03.26 23:22:40 + 05'30 ' 


